रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


MATA ) 


MPA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 14 , 2017 / फाल्गुन 23 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 14 , 2017/PHALGUNA 23 , 1938 


सं . 187 ] 
No. 187] 


कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 


(पशु पालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 मार्च, 2017 
सा . का . नि . 242( अ ). केंद्रीय सरकार, भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम , 1984 (1984 का 52 ) की धारा 64 की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य पशु चिकित्सा 
संगमों के अध्यक्षों में से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने की प्रक्रिया ) नियम , 2017 है । 

( 2) यह उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 
2. परिभाषाएं-- 
( 1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों ,-- 

( क ) “ अधिनियम ” से भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम , 1984 (1984 का 52 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) “ राज्य पशु चिकित्सा संगम " से संगमों की मान्यता के लिए राज्यों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले उपबंधों के 
अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त राज्य के पशु चिकित्सा संगम अभिप्रेत हैं ; 
( ग ) “परिषद् ” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत हैं ; 

( घ ) “ सदस्य ” से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत हैं ; 
3. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 3) के खंड (i) के अधीन सदस्य के नामनिर्देशन के लिए मानदंड - राज्य पशु चिकित्सा संगम के 
किसी सदस्य को तब तक केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य पशु चिकित्सा संगम को संबंधित राज्य 
सरकार द्वारा मान्यता प्रदान न कर दी गई हो । 

[ फा . सं . के- 12052-5(5251)4/2017-एलएच ] 

डॉ . ओ. पी . चौधरी, संयुक्त सचिव 


1381 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th March , 2017 
G .S .R . 242( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 64 of the Indian Veterinary 
Council Act, 1984 (52 of 1984 ), the Central Government hereby makes the following rules, namely : 
1 . Short title and commencement. — ( 1) These rules may be called the Indian Veterinary Council (Procedure for 
nomination of one member by the Central Government from amongst the Presidents of the State Veterinary Associations) 
Rules, 2017 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
Definitions. 
( 1) In these rules, unless the context otherwise requires, 

( a) “ Act means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984 ); 

“ State Veterinary Associations” means the Veterinary Associations of the State recognised by 
the State Governments in accordance with the provisions followed by the States for recognition 

of Associations ; 
(c) “Council means the Veterinary Council of India established under section 3 of the Act; 

(d ) “ member ” means member of the Council ; 
( 3) Criteria for nomination of a member under clause (i) of sub -section (3 ) of section 3 of the Act. — No President of 
the State Veterinary Association shall be nominated by the Central Government as a member to the Council, unless the 
State Veterinary Association is recognised by the concerned State Government. 

[ F . No. K - 12052 -5 (5251 )4 / 2017 - LH ] 

Dr. O . P. CHAUDHARY, Jt. Secy . 


(b ) 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 

Digitally signed by 
ALOK KUMAR 

Date: 2017 .03.14 
KUMAR 

20: 10 :36 + 05 30 


